पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 52 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2021--पौष 03, शक 1943 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नर्मदा प्रसाद साहू, आत्मज श्री खेमलाल, उम्र 38 वर्ष, निवासी-म. नं.-37, वार्ड 
नं. 19, ग्राम डूडिया, पो. उपरवाह, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम नर्मदा प्रसाद साहू है, जो कि मेरे 
आधार कार्ड में दर्ज है. मेरे दाखिला खारिज में नर्मदा प्रसाद तथा मेरी पुत्रियों कु. राची एवं कु. मुस्कान के शालेय रिकार्ड में मेरा नाम तीरथ साहू 
दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे नर्मदा प्रसाद साहू आत्मज श्री खेमलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
तीरथ साहू नर्मदा प्रसाद साहू 
नर्मदा प्रसाद पिता-श्री खेमलाल 
पिता-श्री खेमलाल निवासी-म. नं.-37, वार्ड नं.-19, 
निवासी-म. नं.-37, वार्ड नं. -19, ग्राम-डूडिया, 
ग्राम-डूडिया, पो.-उपरवाह, 
पो.-उपरवाह, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


443 


444 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार टंडन आत्मज स्व. सुकिल, उम्र 51 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 100, वार्ड 
नं. 12, पुरानी बस्ती, राम नगर, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं स्टील क्लब, सेक्टर 8 भिलाई विभाग में कार्यरत 
हूँ. मेरा वास्तविक नाम अजय कुमार टंडन है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड तथा विकलांग 
प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में राजकुमार टंडन on. सुकिल टंडन दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अजय कुमार टंडन आत्मज स्व. सुकिल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राजकुमार टंडन अजय कुमार टंडन 
(Rajkumar Tandan ) (Ajay Kumar Tandan ) 
पिता- सुकिल टंडन पिता- स्व. सुकिल 
(S/o- Sukil Tandan ) (S/o- Late Sukil ) 
निवासी-हाउस नं.-100, वार्ड नं.-12, निवासी-हाउस नं.-100, वार्ड नं.-12, 
पुरानी बस्ती, राम नगर, पुरानी बस्ती, राम नगर, 
सुपेला भिलाई, सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आदित्य नारायणा आत्मज श्री नारायणा कैमल व्ही. के., उम्र 26 वर्ष, निवासी-10/12, 
इस्पात नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम एन. आदित्य था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व कुछ अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम आदित्य नारायणा रख लिया हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट, 
बैंक पास बुक में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे आदित्य नारायणा आत्मज श्री नारायणा कैमल व्ही. के. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एन. आदित्य आदित्य नारायणा 
पिता- श्री नारायणा कैमल व्ही. के. पिता- श्री नारायणा कैमल व्ही. के. 
निवासी-10/12, इस्पात नगर, निवासी-10/12, इस्पात नगर, 
रिसाली, भिलाई, रिसाली, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 445 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सबिहा खान आत्मजा शकील अहमद खान, उम्र 25 वर्ष,जाति मुसलमान, निवासी- 
FAT नंबर 7 डी, सड़क नंबर 31, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) को हूँ. यह कि मेरी माता का वास्तविक नाम THT फिरदौस 
खान है जो कि उनके आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य में तमन्ना फिरदौस दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरी 
माता के पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे सबिहा खान आत्मजा शकौल अहमद खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सबिहा खान सबिहा खान 
पिता-शकील अहमद खान पिता-शकौल अहमद खान 


माता-तमनना फिरदौस खान 
निवासी-क्वाटर नंबर -7 डी, 


माता-तमनना फिरदौस 
निवासी-क्वाटर नंबर -7 डी, 


सड़क नंबर-31, सड़क नंबर-31, 
सेक्टर-7, भिलाई, सेक्टर-7, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ध. प. श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर, उम्र 42 वर्ष, 
निवासी-ई-6, रामकृष्ण नगर राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम इंदिरा देबहारी आत्मजा 
श्री सेवाराम देवहारी था. मेरा विवाह दिनांक 23-11-2016 को श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के साथ SIA हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित 
कर नया नाम श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ध. प. श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
इंदिरा देवहारी श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर 
पिता-श्री सेवाराम देवहारी पति-श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर 
निवासी-ई-6, रामकृष्ण नगर, राजनांदगांव निवासी-ई-6, रामकृष्ण नगर, राजनांदगांव, 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


446 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रितेश ten आत्मज श्री रूप सिंग, उम्र 35 वर्ष, निवासी-ग्राम-गढ़ी साधान, तहसील 
इंदी, जिला करनाल (हरियाणा) हालमुकाम-म. नं. ई-2, ई-3, आरएलटीआरई कैम्पस, लालपुर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) 
का हूँ. यह कि मैं राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, लालपुर रायपुर में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस बुक में मेरा राजू रांझा पिता श्री रूप सिंग दर्ज है मैं 
अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रितेश रांझा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 
हूँ. 


अतः अब से मुझे रितेश Ten आत्मज श्री रूप सिंग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राजू रांझा रितेश रांझा 
पिता -श्री रूप सिंग पिता -श्री रूप सिंग 
निवासी-गढ़ी साधान, निवासी-गढ़ी साधान, 
तहसील-इंदी, तहसील-इंदी, 
जिला-करनाल (हरियाणा) जिला-करनाल (हरियाणा) 
हालमुकाम-म. नं. ई-2, ई-3, हालमुकाम-म. नं. ई-2, ई-3, 
आरएलटीआरई कैम्पस, आरएलटीआरई कैम्पस, 
लालपुर, रायपुर, लालपुर, रायपुर, 
तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुसुम टावरी ध. प. श्री निलेश टावरी, आयु 41 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 58, सर्वेश्वर धाम 
के पास, सेक्टर 04, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम कुसुम टावरी है जो कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता 
परिचय पत्र, राशन कार्ड में दर्ज है. तथा मेरे पैनकार्ड व मेरे पुत्री कनक टावरी, दीक्षा टावरी के जन्म प्रमाण पत्र एवं शालेय दस्तावेजों में मेरा नाम 
पिंकी टावरी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर कुसुम टावरी दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे कुसुम टावरी ध. प. श्री निलेश टावरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पिंकी टावरी कुसुम टावरी 
पति -श्री निलेश टावरी पति -श्री निलेश टावरी 
निवासी-वार्ड नं.-58, सर्वेश्वर धाम के पास, निवासी-वार्ड नं.-58, सर्वेश्वर धाम के पास, 
सेक्टर-04, भिलाई, सेक्टर-04, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 447 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता खान ध. प. मोहम्मद आरीफ खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी-स्टेशन पारा, 
वार्ड नं. 12, गली नं. 4, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम ममता देवांगन आत्मजा रामकृष्ण 
देवांगन था. मेरा विवाह श्री मोहम्मद आरीफ खान के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम ममता खान रख ली हूँ 
तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती ममता खान ध. प. मोहम्मद आरीफ खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ममता देवांगन श्रीमती ममता खान 
पिता-श्री रामकृष्ण देवांगन पति-मोहम्मद आरीफ खान 
निवासी-शंकरपुर, वार्ड नं.-7, निवासी-स्टेशन पारा, वार्ड नं.-12, 
राजनांदगांव, गली नं.-4, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती श्रद्धा चन्द्राकर ध. प. श्री दिनेश कुमार, उम्र 50 वर्ष, निवासी-वार्ड 41, सुभाष 
नगर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे कक्षा पांचवी, दसवीं में मेरा नाम श्रद्धा चन्राकर तथा आधार कार्ड, में श्रद्धा चन्द्राकर 
ध. प. दिनेश कुमार दर्ज है जो कि मेरा वास्तविक नाम है किन्तु कक्षा बाहरवीं की अंकसूची में श्रद्धा जोशी ध. प. दिनेश कुमार जोशी दर्ज है, जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती श्रद्धा चन्द्राकर ध. प. दिनेश कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

श्रद्धा जोशी श्रीमती श्रद्धा चन्द्राकर 

पति -श्री दिनेश कुमार जोशी पति -श्री दिनेश कुमार 
निवासी-वार्ड -41, सुभाष नगर, दुर्ग, निवासी-वार्ड -41, सुभाष नगर, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


448 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती माधवी साहू ध. प. श्री जोगेश्वर प्रसाद साहू, उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वाटर नंबर 
5 डी, स्ट्रीट 31 ई. बी., सेक्टर 07, सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम माधवी साहू है. मैं 
भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम माधवी तथा सर्विस रिकार्ड में माधवी देवी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण 
है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती माधवी साहू ध. प. श्री जोगेश्वर प्रसाद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
माधवी, माधवी देवी 
पति -श्री जोगेश्वर प्रसाद साहू 
निवासी-क्वाटर नंबर-5 डी, 
स्ट्रीट 31 ई. बी., सेक्टर 07, 
सिविक सेंटर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


श्रीमती माधवी साहू 
पति -श्री जोगेश्वर प्रसाद साहू 
निवासी-क्वाटर नंबर-5, डी 
स्ट्रीट 31 ई. बी., सेक्टर 07, 
सिविक सेंटर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. घेवरचंद जैन, आयु 60 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 33, 
वर्धमान नगर, नीयर नाबार्ड आफिस, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार जैन 
a. घेवरचंद जैन है. जो कि मेरे शैक्षणिक व शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है तथा मेरे कुछ अन्य दस्तावेजों में नरेन्द्र कुमार 


डाकलिया, नरेन्द्र डाकलिया दर्ज है, तथा मैं इसी नाम से जाना पहचाना जाता हूँ. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे नरेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. घेवरचंद जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नरेन्द्र कुमार डाकलिया, नरेन्द्र कुमार जैन 
नरेन्द्र डाकलिया 


पिता -स्व. घेवरचंद जैन 
निवासी-हाउस नं.-33, वर्धमान नगर, 
नीयर नाबार्ड आफिस, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. 7.) 


पिता -स्व. घेवरचंद जैन 
निवासी-हाउस नं.-33, वर्धमान नगर, 
नीयर नाबार्ड आफिस, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 449 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, काशीराम कुलदीप आत्मज स्व. परसादी राम कुलदीप, उम्र 47 वर्ष, निवासी-सेक्टर 
07, भिलाई नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम काशीराम कुलदीप आ. स्व. परसादी राम कुलदीप है, 
किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में काशीराम आ. परसादी राम दर्ज है जिसे परिवर्तित कर, मेरे तथा मेरे पिता के वास्तविक नाम 
को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे काशीराम कुलदीप आत्मज स्व. परसादी राम कुलदीप के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
काशीराम काशीराम कुलदीप 
पिता -परसादी राम पिता -स्व. परसादी राम कुलदीप 
निवासी-सेक्टर -07, भिलाई नगर, दुर्ग, निवासी-सेक्टर -07, भिलाई नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुदामा धाड़से आत्मज श्री श्याम राव धाड़से, उम्र 59 वर्ष, निवासी-431/31, क्रास स्ट्रीट 
नं.-01, आशीष नगर, वेस्ट रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ.यह कि मेरा वास्तविक नाम सुदामा धाड़से है, जो कि मेरे कुछ 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पैनकार्ड, आई. डी. कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है किन्तु मेरे जाति प्रमाण पत्र व हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में सुदामा 
दर्ज है जो कि अपूर्ण है. जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


& 


अत: अब से मुझे सुदामा धाड़से आत्मज श्री श्याम राव धाड़से के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सुदामा सुदामा धाड़से 
पिता-श्री श्याम राव धाड़से पिता-श्री श्याम राव धाड़से 
निवासी-431/31, क्रास स्ट्रीट नं.-01, निवासी-431/31, क्रास स्ट्रीट नं.-01, 
आशीष नगर, वेस्ट रिसाली, भिलाई, आशीष नगर, वेस्ट रिसाली, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


450 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 
कार्यालय लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चारामा 
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) 


चारामा , दिनांक 11 नवम्बर 2021 


प्रारूप क्र. 4 
[ देखे नियम 5 (1) ] 


[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा ] 
लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) के समक्ष 
क्रमांक/2983/अ.वि.अ./लो. नया. पं./रीडर-1/2021.-- aa: कि श्री हरिलाल साहू पिता स्व. श्री पुनीत राम साहू निवासी 23/1 
नवजीवन सोसायटी पचपेड़ी नाका रायपुर व अन्य 6 ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि 
कथित आवेदन पर 2021 के अगस्त के 18 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा. 
किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन 


की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर 
या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 


क्र. लोक न्यास का नाम पता संपत्ति का विवरण 
(1) (2) (3) (4) 


1. बस्तर आदिवासी विपश्यना ट्रस्ट चारामा ग्राम जैसाकर्रा, तहसील चारामा, - 
जिला उ. ब. कांकेर 


के. एस. पैकरा 
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( रा.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 451 


अन्य सूचनाएं 


STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH 
(Statutory Body Under the Advocate Act 1961) 


Ref. No. SBC/CG/Election/202 1/853 Date : 20-12-2021 


छ. ग. राज्य विधिज्ञ परिषद्‌, निर्वाचन वर्ष 2022 


कार्यक्रम की रूपरेखा 
विवरण तिथि 
1. प्रारंभिक मतदाता सूची 20-01-2022 
2: दावा आपत्ति 05-02-2022 
3. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 12-02-2022 
4. नोटिफिकेशन 19-02-2022 
5. नामांकन फार्म प्राप्त एवं जमा करने की तिथि 26-02-2022 से 
05-03-2022 
6. नामांकन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी 06-03-2022 से 
09-03-2022 
7. नाम वापसी 10-03-2022 से 
14-03-2022 
8. उम्मीदवारों की फाईनल सूची 17-03-2022 
9. मतदान दिवस 26-04-2022 
10. मतगणना 16-05-2022 
अमित कुमार वर्मा 
सचिव 


छ. ग. राज्य विधिज्ञ परिषद 


Form of notice under rule 4 


Chhattisgarh State Bar Council is hereby notified that for the purpose of preparing final electoral roll in 
accordance with rules 2 and 3 of Chapter I, Part III of the rule framed by the Bar Council of India under sections 3(4) 
10B, 15(2)(a), 49(1)(a) and (ab) of the Advocates Act 1961, for the next election of members to this Council, the 
particulars as to any of the disqualifications as referred to in clauses (a) to (g) of rule 2 shall be furnished by an advocate 
who has incurred them to the State Council within Ten days to received in the notice issued under rule 4.(Herein below 
to reproduce rule 2 with explanation). 


Dated the (Amit Kumar Verma) 
Jieaaudidened dian ene 


Number on the State Roll : 


1. Name of the advocate as on the roll ; 
(In block letters) 
2- (a) Address of the advocate 


(as on the State roll) 


(b) Present address : 


452 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


3- (a) have you incurred any of the disqualifications mentioned in rule 2 of Chapter I Part III of the rules of the 
Bar Council of India ? 


4. Are you a member of any Bar Association ? 
5. Where do you intend to cast your vote ? 
(if you are not a voter entitled to vote by post ballot) 


I, hereby declare and affirm that the foregoing statements are true to my knowledge and I have not concealed anything 
threto. 


Datessssss sea ER I Sa 
Signature in full 
PART-II 
CERTAIN MATTERS RELATING TO STATE COUNCIL 
CHAPTER-1 
ELECTORAL ROLL, DISQUALIFICATION OF 
MEMBERSHIP AND VACATION OF OFFICE 
(Rules under sections 3(4)10, 15(2)(a) and 49 (1) (a) and (ab) of the Act 

1- Every Advocate Whose name (witch stamp size photographs) is on the electoral roll of the State Council Shall 
be entitled to vote at an election. 

2- The name of an advocate appearing in the State Roll shall nto be on the Electoral roll, if on information 
received or obtained by the State Bar Council concerned on the basis of which it is satisfied that :- 

(a) his name has at any time been removed. 

(b) be has been suspended from practice, provided that his disqualification shall operate only for a period of five 
years from the date of the expiry of the period of suspension. 

(c) he is an undischarged insolvent ; 

(d) he has been found guilty of an election offence in regard to an election to the State Council by an election 
tribunal, provided however, that such disqualification shall not operate beyond the election next following 
after such finding has been made ; 

(e) he is convicted by a competent court for an offence involving moral turpitude, provided that this disqualifi- 
cation shall cease to have effect after a period of two years ha elapsed since his release ; 

(f) he isin full-time service or is in such part-time business or other vocation not permitted in the case of 
practicing advocates by the rules either of the State Council concerned or the Council ; 

(g) he has intimated voluntary suspension of practice and has not given intimation of resumption of practice ; 

(h) if he has not paid the subscription under rule 40 Chapter वा, Part VI of the Rules and obtained receipt from the 
State Bar Council ; 

(i) he has incurred any disqualification mentioned in the Act or the rules made thereunder 

G) his name has been included in the list of non-practicing advocates published under rule 20.4 of the Bar 


Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules 2014. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 453 


Explanation- If an advocate who has incurred any disqualification as referred to in rule 2 and does not furnish details 
about it as required in the notice under rule 4 of these rule within the time specified shall be deemed to have committed 
an act of other misconduct as referred to in section 35(1) of the Act. 


(Amit Kumar Verma) 
Secretary 


कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ (छ. 71.) 


रायगढ़ , दिनांक 10 अगस्त 2021 


[ छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2021/1721.-- आदिवासी हरिजन पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., कुधरगढ़ी, बरमकेला पं. क्र. 922 
दिनांक 27-01-1996 विकास खण्ड बरमकेला जिला रायगढ़ (छ. ग.) के कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015-16/1185 दिनांक 02-09-2015 
कार्यालयीन संशोधित आदेश क्र./परि./2019-20/1821 दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 
1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री के. आर. देवांगन सहकारिता विस्तार अधिकारी बरमकेला को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक 
द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं निष्कर्ष पर 
पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं सुरेन्द्र कुमार AS, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र. 
15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत आदिवासी हरिजन पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., कुधरगढ़ी, 
बरमकेला पं. क्र. 922 दिनांक 27-01-1996 विकास खण्ड बरमकेला जिला रायगढ़ (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम 
निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 10-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 
रायगढ़ , दिनांक 10 अगस्त 2021 


[ छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2021/1722.-- आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तुमिडिह, घरघोड़ा पं. क्र. 484 दिनांक 30-01-1986 
विकास खण्ड घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ. ग.) के कार्यालयीन संशोधित आदेश क्र./परि./2019-20/1821 दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन 
में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती निशा सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी घरघोड़ा को 
परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव 
परिसमापक की कार्यवाही से मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं सुरेन्द्र कुमार गोंड़, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र. 
15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्राय, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तुमिडिह, घरघोड़ा पं. क्र. 484 दिनांक 


30-01-1986 विकास खण्ड घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट ) समाप्त 
करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 10-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


सुरेन्द्र कुमार tits 
प्र. उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 


